सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 अग्रहायण , 1943 ( श ० ) 
22 नवम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -566 राँची , सोमवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
28 सितम्बर , 2021 


( 1 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6084 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अमित प्रकाश ( कोटि क्रमांक -676 / 03 , गृह जिला- राँची ) जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 
15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 

जिला 
आपूर्ति पदाधिकारी , पश्चिमी सिंहभूम के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते 
हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 2 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6085 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री रविरंजन कुमार विक्रम ( कोटि क्रमांक -696 / 03 , उत्तर प्रदेश ) , अवर सचिव , 
कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर 
( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए अवर सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद 


> 


> 


2 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


| 


- 


1 


( 3 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6086 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री सुधीर कुमार ( कोटि क्रमांक -714 / 03 , गृह जिला- पटना ) , महाप्रबंधक , 
विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ( ऑपरेशन ) , झारखण्ड , रांची को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर 
( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में 
प्रोन्नति प्रदान करते हुए महाप्रबंधक , विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ( ऑपरेशन ) , झारखण्ड , रांची के पद 
को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


> 


( 4 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6087 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री मनोज कुमार रंजन ( कोटि क्रमांक -736 ए / 03 , गृह जिला- गया ) , भूमि सुधार 
उप समाहर्ता , रामगढ़ को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 
39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए भूमि सुधार उप 
समाहर्ता , रामगढ़ के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


( 5 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6088 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ( कोटि क्रमांक -756 / 03 , गृह जिला- बोकारो ) , अनुमण्डल 
पदाधिकारी , छतरपुर , पलामू को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 
15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी , छतरपुर , पलामू के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते 
हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 6 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6089 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत मो ० शब्बीर अहमद ( कोटि क्रमांक -771 / 03 , गृह जिला- धनबाद ) , जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , पलामू को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 
39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , पलामू के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


1 


( 7 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6090 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अल्बर्ट बिग ( कोटि क्रमांक -783 / 03 , गृह जिला- गुमला ) , जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , राँची को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 


> 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 


3 


39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


( 8 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6091 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री नन्दकिशोर गुप्ता ( कोटि क्रमांक -789 / 03 , गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) , विशेष 

, 
भू - अर्जन पदाधिकारी , सुवर्णरेखा परियोजना , आदित्यपुर , जमशेदपुर को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष 
स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल 
12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए विशेष भू - अर्जन पदाधिकारी , सुवर्णरेखा परियोजना , आदित्यपुर , 
जमशेदपुर के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


( 9 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6092 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल पदाधिकारी 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -11 ) में कार्यरत श्री सतीश चन्द्रा ( कोटि क्रमांक -802 ए / 03 , गृह जिला- गया ) , भूमि सुधार उप 
समाहर्ता , धनबाद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 
39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए भूमि सुधार उप 
समाहर्ता , धनबाद के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है | 


- 


1 


( 10 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6093 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री जीतेन्द्र कुमार देव ( कोटि क्रमांक -808 / 03 , गृह जिला- देवघर ) , 
अनुमण्डल पदाधिकारी , महागामा ( गोड्डा ) को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 
अनुमण्डल पदाधिकारी , महागामा ( गोड्डा ) के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित 
करते हुए 

उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
( 11 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6094 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

( 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री राजेश प्रजापति ( कोटि क्रमांक -813 / 03 , गृह जिला- लोहरदग्गा ) , उप 
नगर आयुक्त , गिरिडीह को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 
39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उप नगर 
आयुक्त , गिरिडीह के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


( 12 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6095 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्रीमती मेनका ( कोटि क्रमांक -816 / 03 , गृह जिला- पटना ) , अधिसूचित 


4 . 


> 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 
जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , पलामू को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 
15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला 
भू - अर्जन पदाधिकारी , पलामू के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें 
उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


- 


1 


( 13 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6096 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्रीमती सरोज तिर्की ( कोटि क्रमांक -825 / 03 , गृह जिला- राँची ) , जिला 
भू - अर्जन पदाधिकारी , सरायकेला - खरसावां को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते 

हुए 
जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , सरायकेला - खरसावां के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में 
उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 14 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6097 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री राजेश कुमार साह ( कोटि क्रमांक -828 / 03 , गृह जिला- पाकुड़ ) , 
अनुमण्डल पदाधिकारी , मेदिनीनगर , पलामू को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित 
वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , मेदिनीनगर , पलामू के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में 
उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 15 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6098 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री जय ज्योति सामन्ता ( कोटि क्रमांक -831 / 03 , गृह जिला- बोकारो ) , 
जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , लातेहार को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB 
III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 

जिला 
भू - अर्जन पदाधिकारी , लातेहार के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 
उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


3 


> 


( 16 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6099 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री एजाज अनवर ( कोटि क्रमांक -833 / 03 , गृह जिला- जमशेदपुर ) , जिला 
भू - अर्जन पदाधिकारी , प ० सिंहभूम , चाईबासा को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित 
वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान 
करते 

हुए जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , प ० सिंहभूम , चाईबासा के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष 
स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 17 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6100 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

( 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अमर कुमार ( कोटि क्रमांक -843 / 03 , गृह जिला- डाल्टेनगंज ) , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 


5 


> 


अधिसूचित जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , गढ़वा को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित 
वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान 
करते 

हुए जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , गढ़वा के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित 
करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 18 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6101 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री जयदीप तिग्गा ( कोटि क्रमांक -861 / 03 , गृह जिला- गुमला ) , जिला 
आपूर्ति पदाधिकारी , साहेबगंज को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 
15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 

जिला 
आपूर्ति पदाधिकारी , साहेबगंज के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 

उन्हें 
उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


- 


, 


1 


( 19 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6102 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अनिल कुमार यादव ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -2 / 20 , गृह जिला 
गोड्डा ) , अवर सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति 
से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 35943/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य 
एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के 
फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 
7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अवर सचिव , वित्त विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


1 


1 


( 20 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6103 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अरविन्द कुमार लाल ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -3 / 20 , गृह जिला 
रांची ) , अनुमण्डल पदाधिकारी , लोहरदगा को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित 
दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , लोहरदगा के पद को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


( 21 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6104 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री राज महेश्वरम् ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -4 / 20 , गृह जिला- देवघर ) , 
अनुमण्डल पदाधिकारी , गढ़वा को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर 


> 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 
याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) 
के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , गढ़वा के पद को अपर समाहर्ता 
एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 22 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6105 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्रीमती सीमा सिंह ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -6 / 20 , गृह जिला- गाजीपुर , 
उ 0 प्र 0 ) , विशेष विनियमन पदाधिकारी , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं 
अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए विशेष विनियमन पदाधिकारी , राँची 
के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित 
किया जाता है | 


1 


( 23 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6106 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अनवर हुसैन ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -7 / 20 , गृह जिला- हजारीबाग ) , 
जिला परिवहन पदाधिकारी , पलामू को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर 
याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी , पलामू 

के पद को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


) 


( 24 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6107 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

( 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अनन्त कुमार ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -10 / 20 , गृह जिला- चतरा ) , 
अनुमण्डल पदाधिकारी , बेरमो ( बोकारो ) को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित 
दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , बेरमो 
( बोकारो ) के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 


7 


( 25 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6108 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्रीमती ज्योति कुमारी झा ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -11 / 20 , गृह जिला 
बोकारो ) , अवर सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची को 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 
3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , 
AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अवर सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग , झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते 

हुए 
उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


> 


) 


( 26 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6109 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री संदीप दूबे ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -12 / 20 , गृह जिला- गोड्डा ) , 
मुख्य प्रशासी पदाधिकारी , झारखण्ड भवन , नई , दिल्ली को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में 
नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज 
रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / 
ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए मुख्य प्रशासी 
पदाधिकारी , झारखण्ड भवन , नई , दिल्ली के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित 
करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 27 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6110 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री बिनय कुमार मिश्र ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -14 / 20 , गृह जिला 
औरंगाबाद ) , उप निदेशक , खेलकूद , ( पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ) झारखण्ड , 
राँची को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 
3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , 
AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर 
( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में 
सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए उप निदेशक , खेलकूद , ( पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 

( 
विभाग ) झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


1 


( 28 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6111 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री चिन्टु दोराई बुरू ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -16 / 20 , गृह जिला- प 0 
सिंहभूम ) , अवर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को माननीय 


> 


8 


) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 
झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव 
उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 
05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अवर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 29 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6112 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री कमलेश्वर नारायण ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -17 / 20 , गृह जिला 
गोपालगंज , बिहार ) अनुमण्डल पदाधिकारी , हुसैनाबाद ( पलामू ) को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय 
में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R 
दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 
39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , हुसैनाबाद ( पलामू ) के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 
उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


- 


) 


( 30 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6113 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री बिजय कुमार ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -18 / 20 , गृह जिला- राँची ) , 
जिला परिवहन पदाधिकारी , हजारीबाग को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित 
दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी , 
हजारीबाग के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


- 


( 31 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6114 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री दीपू कुमार ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -19 / 20 , गृह जिला- गिरिडीह ) , 
सहायक निदेशक , पंचायती राज , झारखण्ड , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य 
एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के 

के 
फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड 
पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए सहायक निदेशक , 
पंचायती राज , झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें 
उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 


9 


) 


) 


PB - III 


( 32 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6115 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री प्रदीप कुमार ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -21 / 20 , गृह जिला 
गिरिडीह ) , अवर सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची को माननीय 
झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव 
उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 
05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान 

15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अवर सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद को अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
( 33 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6116 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

के 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री संजय पाण्डेय ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -22 / 20 , गृह जिला- देवघर ) , 
अनुमण्डल पदाधिकारी , जामताड़ा को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर 
याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , जामताड़ा के 
पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 


- 


1 


( 34 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6117 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री राजीव कुमार ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -23 / 20 , गृह जिला 
दरभंगा ) , अवर सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति 
से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड 
राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के 
फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 
7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अवर सचिव , ऊर्जा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


( 35 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6118 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

- 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -24 / 20 , गृह जिला 
सारण , बिहार ) , अनुमण्डल पदाधिकारी , खुरी - महुआ ( गिरिडीह ) को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में 
नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज 


> 


10 


) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 
रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 
39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल 
पदाधिकारी , खुरी - महुआ ( गिरिडीह ) के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 
उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


c 


- 


> 


> 


( 36 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6119 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री राकेश कुमार ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -25 / 20 , गृह जिला 
भागलपुर ) , विशेष कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च 
न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं 
अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 
05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए 

विशेष कार्य पदाधिकारी , राज्यपाल सचिवालय , झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 37 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6120 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री राजेश्वर नाथ आलोक ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -27 / 20 , गृह जिला 
लोहरदगा ) , अवर सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची को 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 
3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , 
AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर 
( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में 
सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अवर सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


> 


3 


> 


1 


) 


( 38 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6121 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री संजीव कुमार ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -31 / 20 , गृह जिला- गोड्डा ) , 
जिला परिवहन पदाधिकारी , बोकारो को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित 
दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी , बोकारो 
के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 


11 


> 


( 39 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6122 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत मो 0 जियाउल अंसारी ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -32 / 20 , गृह जिला 
गोड्डा ) , अवर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची को माननीय 
झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव 
उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 
05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान 
PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए अवर सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


1 


( 40 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6123 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

( 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री दिनेश कुमार रंजन ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -33 / 20 , गृह जिला 
रांची ) , जिला परिवहन पदाधिकारी , जमशेदपुर ( पूर्वी सिंहभूम ) को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में 
नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज 
रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600 
39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला 
परिवहन पदाधिकारी , जमशेदपुर ( पूर्वी सिंहभूम ) के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में 
उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 41 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6124 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 
( 

के 

अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री पंकज कुमार साव ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -36 / 20 , गृह जिला 
बोकारो ) , अनुमण्डल पदाधिकारी , पाकुड़ को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित 

) 
दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , पाकुड़ के 
पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 


- 


( 42 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6125 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री भगीरथ प्रसाद ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -37 / 20 , गृह जिला 
बोकारो ) , जिला परिवहन पदाधिकारी , कोडरमा को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य 


12 


) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 
एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के 
फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड 
पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला परिवहन 
पदाधिकारी , कोडरमा के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


> 


( 43 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6126 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत सुश्री सुषमा नीलम सोरेंग ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -39 / 20 , गृह जिला 
रांची ) , भूमि सुधार उप समाहर्ता , गुमला को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य 
एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के 
फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड 
पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए भूमि सुधार उप 
समाहर्ता , गुमला के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


> 


3 


) 


PB - III 


( 44 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6127 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री प्रणव कुमार पाल ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -42 / 20 , गृह जिला 
जामताड़ा ) , अवर सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च 
न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं 
अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 
05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान 

15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान 
करते हुए 

अवर सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 45 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6128 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री कुंवर सिंह पाहन ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -44 / 20 , गृह जिला- छूटी ) , 
उप नगर आयुक्त , राँची नगर निगम , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य 
एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के 
फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड 
पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए उप नगर आयुक्त , राँची 
नगर निगम , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 


13 


> 


; 


( 46 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6129 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री बिनय मनीष आर . लकड़ा ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -45 / 20 , गृह 
जिला- रांची ) , भूमि सुधार उप समाहर्ता , दुमका को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं 
अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता , दुमका 
के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


) 


> 


2 


( 47 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6130 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

( 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्रीमती स्मृता कुमारी ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -46 / 20 , गृह जिला 
देवघर ) , अवर सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग , कल्याण 
विभाग , झारखण्ड , राँची को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका 
W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम 
में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं 
समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स 
लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अवर सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , 
अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग , कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष 
स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
( 48 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6131 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के 

सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री योगेन्द्र प्रसाद ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -48 / 20 , गृह जिला- कोडरमा ) , 
सहायक निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय , नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड , राँची को 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 
( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case 
No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित 
वेतनमान- PB - II 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति 
प्रदान करते हुए सहायक निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय , नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


o 


1 


( 49 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6132 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री अजय सिंह बड़ाईक ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -52 / 20 , गृह जिला 
गुमला ) , जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , सिमडेगा को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 


) 


14 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं 
अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , 
सिमडेगा के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


) 


( 50 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6133 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

( 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्रीमती प्रेमलता मुर्मू ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -53 / 20 , गृह जिला 
दुमका ) , अनुमण्डल पदाधिकारी , डुमरी , गिरिडीह को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं 
अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी , डुमरी , 
गिरिडीह के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


> 


( 51 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6134 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री परमेश्वर मुण्डा ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -57 / 20 , गृह जिला 
रामगढ़ ) , कार्यपालक दण्डाधिकारी , देवघर को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित 
दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 
याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर 
समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / पुनरीक्षित 
पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी , देवघर के पद को 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता 
है । 


( 52 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6135 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 

( 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री जेम्स सुरीन ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -59 / 20 , गृह जिला- गुमला ) , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता , चास ( बोकारो ) को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं 
अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता , चास 
( बोकारो ) के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 22 नवम्बर , 2021 


15 


2 


( 53 ) संख्या -3 / प्रोन्नति - 02-15 / 2015 का .6136 -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अनुमण्डल 
पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15600-39100 - ग्रेड - पे 6600 / पुनरीक्षित पे 
मैट्रिक्स लेवल -11 ) में कार्यरत श्री लखी राम बास्के ( प्रथम बैच , कोटि क्रमांक -61 / 20 , गृह जिला- पू 0 

पू 
सिंहभूम ) , भूमि सुधार उप समाहर्ता , गोड्डा को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से 
संबंधित दायर याचिका W.P. ( PIL ) No. 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं 
अन्य याचिकाएँ ) के क्रम में CBI , AHD , Ranchi Case No. RC 05 ( A ) / 2012 - AHD - R दर्ज रहने के फलस्वरूप 
अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर ( अपुनरीक्षित वेतनमान- PB - III 15,600-39,100 / - ग्रेड पे 7600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल -12 ) में सशर्त प्रोन्नति प्रदान करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्ता , गोड्डा 
के पद को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


2. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के 
आलोक में उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य 
सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी । 


3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P. ( S ) No. 3795/2003 डॉ ० प्रवीण शंकर एवं अन्य बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य , W.P. ( S ) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


4. उपर्युक्त क्रम संख्या- 19 से 53 तक के पदाधिकारियों की प्रोन्नति W.P. ( S ) No. 4357/2020 
समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 
पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


5. उक्त पदाधिकारियों की प्रोन्नति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P. ( S ) No. 
3792/2016 अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के आलोक में कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या- 2955 दिनांक- 05.07.2021 द्वारा गठित 
त्रिसदस्यीय समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से 
प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 566 50 


